शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी. 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


ROOG 


Doo 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 367 ] 


रायपुर , गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2017 - भाद्रपद 2, शक 1939 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2017 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 5- 6/ 2013 /1 -7. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते 
हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो सेवा भर्तीनियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियम में , 


अनुसूची -एक , दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


स . क्र . 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


सेवा में सम्मिलित 
पदों के नाम 

(2 ) 


पदों की कुल नियुक्ति 
संख्या प्राधिकारी 
(3 ) (4 ) 


(1 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1. पुलिस अधीक्षक 


01 


राज्य शासन 


प्रथम श्रेणी 


15600 - 39100 + ग्रेड वेतन 7600 


2. 


उप संचालक ( अभियोजन ) 


01 


- तदैव - 


प्रथम श्रेणी 


15600 - 39100 + ग्रेड वेतन 6600 


3. 


पुलिस उप अधीक्षक 


08 


- तदैव - 


द्वितीय श्रेणी 


15600 - 39100 + ग्रेड वेतन 5400 


733 


734 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त 2017 


__ (1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5) 


( 6 ) 


4. 


अनुभाग अधिकारी 


01 


9300 -34800 + ग्रेड वेतन 4400 


पुलिस महानिरीक्षक द्वितीय श्रेणी 
एन्टी करप्शन ब्यूरो 

छ. ग . 


03 


राज्य शासन 


द्वितीय श्रेणी 


9300 - 34800 + ग्रेड वेतन 4400 


5. जिला लोक अभियोजन 

अधिकारी 


01 


- तदैव - 


द्वितीय श्रेणी 


9300 - 34800 + ग्रेड वेतन 4300 


6. सहायक जिला लोक 

अभियोजन अधिकारी 


7. निरीक्षक 


13 पुलिस महानिरीक्षक 


तृतीय श्रेणी 


9300 -34800 + ग्रेड वेतन 4300 


8. उप निरीक्षक 


03 


पुलिस महानिरीक्षक 


- तदैव - 


9300 -34800 + ग्रेड वेतन 4200 


9 . सहायक अधीक्षक 


__ 01 


9300 -34800 + ग्रेड वेतन 4200 


पूलिस अधीक्षक 
एन्टी करप्शन ब्यूरो 

छ. ग. 


- तदैव 


- तदैव - 


- तदैव 


10. सहायक ग्रेड- एक 
11. शीघ्रलेखक (हिन्दी ) 
12. सहायक उप निरीक्षक 
13. सहायक ग्रेड - दो 
14. डाटा एण्ट्री ऑपरेटर 

प्रधान आरक्षक 
16. प्रधान आरक्षक ( एम. टी . ओ. ) 


- तदैव - 
- तदैव - 
- तदैव - 
- तदैव - 
- तदैव - 
- तदैव - 


- तदेव 


- तदैव - 


- तदेव 


- तदैव - 


आरक्षक 


- तदैव - 


- तदैव - 


- तदैव 


- तदैव - 
- तदैव 

- तदैव - 
___ - तदैव - 

- तदैव - 


- तदैव 


9300 - 34800 + ग्रेड वेतन 4200 
5200 - 20200 + ग्रेड वेतन 2800 
5200 -20200 + ग्रेड वेतन 2400 
5200-20200 + ग्रेड वेतन 2400 
5200 - 20200 + ग्रेड वेतन 2400 
5200 -20200 + ग्रेड वेतन 2200 
5200 -20200 + ग्रेड वेतन 2200 
5200 -20200 + ग्रेड वेतन 1900 
5200 - 20200 + ग्रेड वेतन 1900 
5200 - 20200 + ग्रेड वेतन 1900 
5200 -20200 + ग्रेड वेतन 1900 
5200 -20200 + ग्रेड वेतन 1900 
5200 -20200 + ग्रेड वेतन 1900 
5200 -20200 + ग्रेड वेतन 1900 
4750 -7440 + ग्रेड वेतन 1300 
4750 - 7440 + ग्रेड वेतन 1300 
( कलेक्टर दर के अनुसार ) 
( कलेक्टर दर के अनुसार ) 


आरक्षक ( चालक ) 
आरक्षक ( कोर्ट मोहर्रिर ) 

स्टेनो टायपिस्ट 
21. सहायक ग्रेड - तीन 
22 . कम्प्यूटर ऑपरेटर 
23. वाहन चालक 
24. भृत्य 
25. फर्राश 
26. वाहन चालक ( कलेक्टर दर) 
27 . स्वीपर ( कलेक्टर दर ) 


- तदैव - 


- तदैव - 
- तदैव - 
- तदैव - 
- तदैव - 
चतुर्थ श्रेणी 
- तदैव - 
- तदैव - 
- तदैव - 


- तदैव - 
- तदैव - 
- तदैव - 
- तदैव - 


06 
04 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त 2017 


734 ( 1 ) 


अनुसूची - दो 
(नियम 6 देखिये ) 


टिप्पणियां 


स. | सेवा / पद का नाम | कर्तव्य भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत 

पदों की सीधी भर्ती | पदोन्नति अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के 
कुल द्वारा (नियम द्वारा स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति 
संख्या 

6 (1) ( क ) | (नियम 6 द्वारा (नियम 6 (1) (ग ) 
देखिये) | (1) ( ख ) देखिये ) 

देखिये ) 


01 


01 


- 


1 . पुलिस अधीक्षक 

उप संचालक 

( अभियोजन ) 
3. | पुलिस उप अधीक्षक 
4. | अनुभाग अधिकारी 


100 % 


03 


जिला लोक 
| अभियोजन अधिकारी 
| सहायक जिला लोक 
| अभियोजन अधिकारी 

निरीक्षक 
8. उप निरीक्षक 
9. सहायक अधीक्षक 
10. | सहायक ग्रेड - एक 
11. | शीघ्रलेखक (हिन्दी) 


100 % गृह (पुलिस) विभाग 
100 % गृह ( अभियोजन ) 
विभाग 
100 % गृह ( पुलिस ) विभाग 

सहायक 
अधीक्षक / सहायक 

ग्रेड - एक से 
100 % गृह ( अभियोजन ) 
विभाग 
100 % गृह ( अभियोजन ) 
विभाग 
100 % गृह (पुलिस ) विभाग | 
100 % गृह ( पुलिस ) विभाग 

सहायक ग्रेड - दो से 
सहायक ग्रेड - दो से 

स्टेनो 

| टायपिस्ट से 
100 % गृह ( पुलिस ) विभाग 

सहायक ग्रेड - तीन 


03 


100 % 
100 % 
50 % 


03 


50 % 


01 


- 


| 12. | सहायक उप निरीक्षक 
13. | सहायक ग्रेड - दो 


05 


- 


100 % 


| 


100 % 


। 


14. | डाटा एण्ट्री ऑपरेटर 
15. | प्रधान आरक्षक 


05 
03 


। 


| 100 % गृह ( पुलिस ) विभाग 


734 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त 2017 


100 % गृह (पुलिस) विभाग 


20 


- 


- 


18. 


01 


- 100 % गृह ( पुलिस) विभाग 
100 % गृह ( पुलिस ) विभाग 
100 % गृह (पुलिस) विभाग | 


03 


16. प्रधान आरक्षक 

( एम. टी. ओ.) 

आरक्षक 
| आरक्षक ( चालक ) 
19. | आरक्षक ( कोर्ट 

मोहर्रिर) 
| स्टेनो टायपिस्ट । 
21. | सहायक ग्रेड - तीन । 

| कम्प्यूटर ऑपरेटर 
23. | वाहन चालक 
24. भृत्य 
25. | फर्राश 

वाहन चालक 

( कलेक्टर दर ) 
27. | स्वीपर 


101 


25 % 


- 


चतुर्थ श्रेणी से 


. 


03 


100 % 
75 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 


07 


02 


26. 


06 


कलेक्टर दर 


04 


100 % 


कलेक्टर दर पर 
अंशकालिक 


टीप: - एन्टी करप्शन ब्यूरो विभाग द्वारा सहायक ग्रेड- तीन / डाटा एण्ट्री ऑपरेटर / शीघ्रलेखक / स्टेनो 

टायपिस्ट / वाहन चालक / चौकीदार , स्वीपर तथा भृत्य के पदों में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के 
चयन नियमों / नीति के अन्तर्गत सीधी भर्ती किया जाता है तथा आरक्षक से पुलिस महानिदेशक तक के 
पुलिस विभाग के पद, प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जायेंगे, अतएव, वरिष्ठता / पदोन्नति / समयमान वेतन आदि , 
उनके पैतृक विभाग अर्थात् गृह ( पुलिस ) विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 अगस्त 2017 


734 ( 3 ) 


का 


( 5 ) 


अनुसूची - तीन 

(नियम 8 देखिये) 
सेवा / पद का न्यूनतम । अधिकतम 

विहित शैक्षणिक अर्हता 

टिप्पणियां 
नाम आयु सीमा , आयु सीमा 
| (1) (2) 
1. | शीघ्रलेखक | 18 वर्ष 30 वर्ष (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10 + 2) परीक्षा 
(हिन्दी ) 

( छत्तीसगढ़ 

उत्तीर्ण, 
राज्य के मूल 

अथवा 
निवासी के पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी 
लिये 35 वर्ष ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 

पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 
किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था / 
शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् 
से: 
( क ) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये - हिन्दी 

शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा 
उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) में 
100 शब्द प्रति मिनट की गति ( गति के 

लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) । 
( ख) शीघ्रलेखक ( अंग्रेजी) के लिये - अंग्रेजी 

शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) प्रमाणपत्र परीक्षा 
उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) में 
100 शब्द प्रति मिनट की गति ( गति के 

लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी । 
( ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये - ऊपर 

खण्ड (क ) तथा ( ख) में विनिर्दिष्ट 
अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन 
( शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण 
तथा शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड) में 100 
शब्द प्रति मिनट की गति ( गति के लिए 

कौशल परीक्षा ली जायेगी । 
किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री 

ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय 
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र और डाटा एण्ट्री में 
10,000 की (Key ) डिप्रेशन प्रति घंटे की 
गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली 
जायेगी । 


734 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त 2017 


2. 


डाटा एण्ट्री । 21 वर्ष 
ऑपरेटर 


- 


- तदैव - 


3. 


स्टेनो 
टायपिस्ट 


18 वर्ष 


| - तदैव - 


(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से ( 10 + 2) परीक्षा 
उत्तीर्ण , 

अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण , 

अथवा 
10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त 
संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा । 
किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री 

ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय 
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी 
में डाटा एण्ट्री की 8,000 की ( Key ) डिप्रेशन 
प्रति घंटे की गति ( गति के लिए कौशल 

परीक्षा ली जायेगी । 
(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10 + 2 ) परीक्षा 
उत्तीर्ण, 

अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 

पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 
( 2 ) हिन्दी शीघ्रलेखन ( शार्टहैण्ड ) में 60 शब्द प्रति 

मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा 

ली जायेगी । 
किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री 

ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय 
डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की 
5,000 की ( Key ) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति 

( गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी ) 
(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से ( 10 + 2 ) परीक्षा 
उत्तीर्ण, 

अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, 

अथवा 
10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त 

संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा । 
( 2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री 

ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा 
/ प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा 
एण्ट्री की 8,000 की ( Key) डिप्रेशन प्रति घंटे 
की गति ( गति के लिए कौशल परीक्षा ली 
जायेगी । 


21 वर्ष । - तदैव - 


कम्प्यूटर 
ऑपरेटर 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 अगस्त 2017 


734 ( 5 ) 


सहायक | 18 वर्ष । - तदैव - 
ग्रेड - तीन 


(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से ( 10 + 2) परीक्षा 
उत्तीर्ण, 

अथवा 
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 
पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 
किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री 

ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय 

डिप्लोमा / प्रमाणपत्र । 
(3) हिन्दी कम्प्यूटर टाईप लेखन में 5, 000 की 

( Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति ( गति के 

लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) । 
किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं कक्षा की परीक्षा 
उत्तीर्ण होना चाहिये तथा वैध ड्राइविंग लायसेंस 
सहित ड्राइविंग का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये । 
किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं की परीक्षा 
उत्तीर्ण होना चाहिये । 
किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 5वीं की परीक्षा 
उत्तीर्ण होना चाहिये । 
किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 5वीं की परीक्षा 
उत्तीर्ण होना चाहिये । 


6. वाहन चालक 


18 वर्ष । - तदैव - 


भृत्य 


18 वर्ष । 


- तदैव 


फर्राश 


. 18 वर्ष 


- तदैव 


o 


स्वीपर 


18 वर्ष । 


- तदैव 


734 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त 2017 


( 2) 


(5) 


अनुसूची - चार 

(नियम 6, 13 एवं 14 देखिये ) 
स.क्र . सेवा या पद का नाम | सेवा या पद का नाम पद के लिये पात्रता हेतु विभागीय पदोन्नति समिति के 

जिससे पदोन्नति की जिस पर पदोन्नति की न्यूनतम अनुभव की सदस्य का नाम 
___ जानी है 

जानी है 

कालावधि 

(3 ) 
सहायक ग्रेड - एक / अनुभाग अधिकारी 

5 वर्ष 

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
सहायक अधीक्षक 

समय - समय पर नामांकित 

किये जायेंगे 
स्टेनो टायपिस्ट । शीघ्रलेखक (हिन्दी) 

5 वर्ष 

- तदैव 
सहायक ग्रेड - दो सहायक ग्रेड - एक / 

- तदैव 
सहायक अधीक्षक 
सहायक ग्रेड - तीन सहायक ग्रेड - दो 

5 वर्ष 

- तदैव 
भृत्य सहायक ग्रेड - तीन 5 वर्ष 

- तदैव 


1 . 


5 वर्ष 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . आर. मिश्रा , अपर सचिव 


ESTATE 276193 , fesih 24 PRH 2017 


734 ( 7 ) 


Fell aus, Ferlich. 24 


2017 


ShHTA, 14 . 5 -6 /2013 / 1- 7. — HRG I fair # 2153€ 348 # aus (3) TTHEUT # 5 
अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त , 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


fahrt 


HTCH 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

. BR . 28 , 3743 aida . 


Naya Raipur, the 24th August 2017 


NOTIFICATION 


No. F 5 -6 /2013/ 1- 7. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India , the Governor of Chhattisgarh , hereby, makes the following amendment in the 
Chhattisgarh State Bureau ofAnti Corruption Service Recruitment Rules, 2014 namely : 


AMENDMENT 


In the said rules, - 


For Schedule -I, II , III and IV , the following shall be substituted , namely : 


" SCHEDULE - I 

(See rule 5 ) 


S .N 


Name of the post.included 

in the service 


Pay Scale 


Appointing 
Authority 


Classificat 

ion 


number 
of posts 


( 2 ) 
Superintendent of Police 


(5 ) 
Class -I 


State Government 


( 6 ) 
15600 - 39100 + GP 7600 


07 


-do - - 


Class - I 


15600 — 39100 + GP 6600 


Deputy Director 
(Prosecution ) 
Deputy Superintendent of 
Police 


08 


- do - - 


Class - II 


15600 — 39100 + GP 5400 


4 . 


Section Officer 


01 


Class- II 


9300 - 34800 + GP 4400 


Inspector General 

of Police Anti 
Corruption Bureau, 

C .G . 


03 


State Government 


Class- II 


9300 — 34800 + GP 4400 


| District Public Prosecution 
Officer 
Assistant District Public 
Prosecution Officer 
Inspector 


01 


-do 


Class - II 


9300 — 34800 + GP 4300 


13 


Class-III 


9300 — 34800 + GP 4300 


Inspector General 

of Police 
Inspector General 

of Police 


8 


Sub -Inspector 


- - do - - 


9300 — 34800 + GP 4200 


734 (8 ) 


GTITUTE THYE , fenich 24 efter 2017 


Assistant Superintendent 


- - do - - 


9300 — 34800 + GP 4200 


Superintendent of 

Police 
Anti Corruption 
Bureau , C .G . 

-do -- 


10 


Assistant Grade -I 


-- do -- 


9300 — 34800 + GP 4200 


11 


Stenographer (Hindi) 


-do- - 


5200 – 20200 + GP 2800 


12 . 


Assistant Sub -Inspector 


-do-- 


5200 – 20200 + GP 2400 


--do-- 
--do -- 
--do -- 
-- do -- 


13 


Assistant Grade -II 


-do -- 


5200 – 20200 + GP 2400 


14 


Data Entry Operator 


- do -- 


5200 – 20200 + GP 2400 


15 


Head Constable 


-do -- 


- - do - - 


5200 – 20200 + GP 2200 


16 


Head Constable (M . T .O .) 


- do -- 


5200 – 20200 + GP 2200 


17 


Constable 


-do -- 


-- do -- 


5200 – 20200 + GP 1900 


18 


Constable (Driver) 


- do -- 


-- do -- 


5200 - 20200 + GP 1900 


19 


Constable (Court Moharir ) 


-do -- 


--do-- 


5200 – 20200 + GP 1900 


20 


Steno Typist 


- do -- 


-- do -- 


5200 - 20200 + GP 1900 


21 


Assistant Grade - III 


-do - - 


-- do -- 


5200 – 20200 + GP 1900 


22 


Computer Operator 


-do - - 


- -do 


5200 – 20200 + GP 1900 


23 


Driver 


- do -- 


--do -- 


5200 – 20200 + GP 1900 


24 


Peon 


-do -- 


Class- IV 


4750 – 7440 + GP 1300 


25 


Farrash 


-do -- 


--do-- 


4750 – 7440 + GP 1300 


- do - - 


26 
27 


Driver ( Collector Rate) 
Sweeper (Collector Rate ) 


--do -- 
--do -- 


( As per Collector Rate ) 
( As per Collector Rate ) 


04 


- do -- 


ENTRATE THYE , FEHT 24 STRA 2017 


734 ( 9 ) 


SCHEDULE - II 

(See rule 6 ) 


S .No. 


Remarks 


Name of 
Service/post 


By 


Total 
number 
of duty 
posts 


Percentage of the number of duty posts to be filled in 
by direct 

by transfer /deputation of 
recruitment promotion 

persons from other services 
See rule 6 ( 1 ) See rule 

[See rule 6 ( 1) (C ) ] 
(a ) ] 6 ( 1 ) (b )] 

(6 ) 
100 % Home (Police ) Department 


(1 ) 


(5 ) 


100 % Home (Prosecution ) 

Department 


Superintendent 
of Police 
Deputy Director 
(Prosecution ) 
Deputy 
Superintendent 
of Police 


100 % Home (Police ) Department 


Section Officer 


100 % 


From Assistant 
Superintendent/ 

Assistant 
Grade- I 


100 % Home (Prosecution) 
Department 


District Public 
Prosecution 
Officer 
Assistant 
District Public 
Prosecution 
Officer 
Inspector 


100 % Home (Prosecution ) 
Department 


100 % Home ( Police ) Department 


100 % Home (Police ) Department 


100 % 


Sub -Inspector 
Assistant 
Superintendent 
Assistant Grade 


From Assistant 

Grade- II 


100 % 


From Assistant 

Grade - II 


50 % 


Stenographer 
(Hindi) 


From Steno 

typist 


Assistant 


100 % Home (Police ) Department 


Sub - Inspector 
Assistant Grade 
- II 


100 % 


From Assistant 

Grade- III 


05 


Data Entry 
Operator 
Head Constable 


03 


100 % Home (Police ) Department 


734 ( 10 ) 


EIRÍRTIE 1993 , fesih 24 TRA 2017 


100 % Home ( Police) Department 


17 


20 


100 % Home (Police) Department 
100 % Home (Police ) Department 


01 


Head Constable 
(M . T.O .) 
Constable 
Constable 
(Driver) 
Constable 
( Court Moharir ) 
Steno Typist 
Assistant 


02 


100 % Home ( Police ) Department 


20 


03 


100 % 
75 % 


21 


10 


25 % 


From 
Class - IV 


Grade - III 


22 


01 


100 % 


Computer 
Operator 
Driver 


23 


03 


100 % 


24 


Peon 


07 


100 % 


25 


Farrash 


02 


100 % 
100 % 


26 


06 


Collector Rate 


Driver 
(Collector Rate) 

Sweeper 


27 


04 


100 % 


Part time on 
Collector rate 


Note:- The posts of Assistant Grade - III/Data Entry Operator/ Computer Operator/ 

Stenographer/Steno-Typist/ Drivers/Choukidar , Sweeper and Peon are recruited directly by 
the Department of Anti Corruption Bureau under the Selection Rules/Policy of the General 
Administration Department of the Government and the rest of the posts of Police Department 
from Constable to Director General of Police shall be filled on deputation basis , hence , the 
Seniority / Promotion / Time Scale etc. shall be decided by their parent Department i.e. Home 
(Police ) Department. 


ERRE THYE , ferich 24 PT3 2017 


734 (11) 


SCHEDULE - III 

(See rule 8 ) 


No. 


(1 ) 


OR 


State) 


Name of Minimu Maximum Minimum Educational/Technical Remarks 
Service/ Postm age age limit Qualification 

limit 
(2) (3) (4 ) 

(5 ) 

L (6 ) 
Stenographer 18 years 30 years ( 35 ( 1 ) Passed (10 + 2 ) Examination from any 
(Hindi) 

years for 

recognized Board , 
domicile 
resident of 
Chhattisgarh 

Passed old Higher Secondary 
Examination with First year 
examination of Graduation Course 

from any recognized University . 
(2 ) From any recognized 

Board /Institute/ Stenography 
(Shorthand ) Typing Council : 
(a ) For Stenographer (Hindi) 

Passed Hindi Stenography 
(Shorthand ) Certificate 
Examination and 100 words per 
minute speed in Stenography 
(Shorthand ) (efficiency test for 

speed shall be taken ). 
(b) For Stenographer (English ) 

Passed English Stenography 
(Shorthand ) Certificate 
Examination and 100 words per 
minute speed in Stenography 
(Shorthand ) (efficiency test for 

speed shall be taken ). 
(c ) For Bilingual Stenographer 

Passed Certificate Course of 
Hindi and English Stenography 
(Shorthand ) as specified in 
clause (a ) and (b ) above and 100 
words per minute speed in 
Stenography (Shorthand ) 
(efficiency test for speed shall be 

taken ) . 
(3 ) One year Diploma/ Certificate in Data 

Entry Operator/ Programming from 
any recognized institute and speed of 
data entry 10 ,000 (Key ) depression 
per hour (efficiency test for speed 
shall be taken ). 


734 ( 12) 


EGATITE 


42 , ferich 24 STEG 2017 


21 years 


- do 


Data Entry 
Operator 


3 


Steno Typist 


18 years 


- do 


| (1 ) Passed (10 + 2 ) Examination from any 
recognized Board , 

OR 
Passed old Higher Secondary 
Examination with First year 
examination of Graduation Course 
from any recognized University , 

OR 
Passed 10th Examination and three 
year diploma from any recognized 

institute . 
(2 ) One year Diploma/ Certificate in Data 

Entry Operator/Programming from 
any recognized institute and speed of 
data entry 8 ,000 (Key ) depression per 
hour in Hindi and English (efficiency 

test for speed shall be taken ). 
(1) Passed (10 + 2) Examination from any 
recognized Board , 

OR 
Passed old Higher Secondary 
Examination with First year 
examination of Graduation Course 

from any recognized University . 
(2 ) 60 words per minute Speed in Hindi 

Stenography (Shorthand) (efficiency 

test for speed shall be taken ) . 
(3 ) One year Diploma/ Certificate in Data 

Entry Operator/ Programming from 
any recognized institute and speed of 
data entry 5 ,000 (Key) depression per 
hour (efficiency test for speed shall be 

taken ). 
(1 ) Passed ( 10 + 2 ) Examination from any 
recognized Board , 

OR 
Passed old Higher Secondary 
Examination with First year 
examination of Graduation Course 
from any recognized University , 

OR 
Passed 10th Examination and three 
year diploma from any recognized 

institute . 
(2 ) One year Diploma/ Certificate in Data 
Entry Operator/Programming from any 
recognized institute and speed of data 
entry 8 ,000 (Key) depression per hour in 
Hindi and English ( efficiency test for 
speed shall be taken ). 


Computer 
Operator 


21 Year 


-do - 


ESTETIC T6431, ferich 24 PT 2017 


734 (13) 


Assistant 
Grade - III 


18 years 


- do 


( 1 ) Passed (10 + 2 ) Examination from any 
recognized Board , 

OR 
Passed old Higher Secondary 
Examination with First year 
examination of Graduation Course 

from any recognized University . 
( 2 ) One year Diploma/Certificate in Data 

Entry Operator/ Programming from 

any recognized institute. 
(3) In Hindi Computer Typing 5 ,000 
(Key) depression speed per hour 
( efficiency test for speed shall be taken ). 
Should have passed Class 8th 
examination from any recognized Board 
and should have valid driving License 
having 3 year s of experience of driving. 
Should have passed 8th examination from 
any recognized Board . 


Driver 


18 years 


- do 


Peon 


18 years 


- do 


8 


Farrash 


18 years 


-do 


Sweeper 


18 years 


- do 


Should have passed 5th examination from 
any recognized Board . 
Should have passed 5th examination from 
any recognized Board 


734 ( 14 ) 


EITIRATE THYE , feito 24 Pra 2017 


SCHEDULE - IV 
(See rule 6 , 13 and 14 ) 


S .No. 


Name of service or 

post from which 
promotion is to be 

made 


Name of the Member of the 
Departmental Promotion 

Committee 


Name of 
service or post 

on which 
promotion is to 
be made 

(3 ) 
Section Officer 


Minimum 
experience 

period for 
eligibility for 

post 

(4 ) 
5 years 


(1) 


(2) 
Assistant Grade - I / 

Assistant 
Superintendent 

Steno typist 


(5 ) 
To be nominated by the 
Appointing Authority from time 

to time 


5 years 


Assistant Grade - II 


5 years 


-do 


Stenographer 

(Hindi) 

Assistant 
Grade-I/Assistant 

Superintendent 


Assistant Grade - III 


Assistant Grade 


5 years 


-do 


5 


Peon 


Assistant Grade 


5 years 


- do - " 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

K . R . MISRA , Additional Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017. 


